रजिस्ट्री सं. डी. एल.- 33002 / 99 


REGISTEREDNo . D . L. - 33002/ 99 


भारत सरकार 
GOVERNMENT OF INDIA 


दिल्ली राजपन 


सत्यमवजयते 


Delhi Gazette 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 
दिल्ली , बृहस्पतिवार , अगस्त 30 , 2012 / भाद्र 8, 1934 
DELHI, THURSDAY , AUGUST 30 , 2012 /BHADRA 8 , 1934 


सं . 148] 
No. 148 ] 


[ रा. रा. रा . क्षे.दि . सं . 133 

[ N. C. T. D . No. 133 


भाग -- JV . 

PART - IV 

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार 
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI 


लोक निर्माण विभाग 

अधिसूचना 

दिल्ली, 30 अगस्त , 2012 
सं . फा . 4( 53 ) /विविध / लो . नि . वि . एंड हा . / आबंटन - II / 10033 - 43. --- गृह मंत्रालय , भारत सरकार की दिनांक 24 फरवरी , 
1997 की अधिसूचना सं . यू. 11030/5/ 76 - यूटीएल के साथ पठित सार्वजनिक परिसर ( अप्राधिकृत अधिभोग निष्कासन ) अधिनियम , 1971 
( 1971 का 40 ) , की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल निम्न तालिका के कॉलम ( 1 ) 
में उल्लिखित अधिकारी , सरकार के राजपत्रित अधिकारी को इसके द्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिये संपदा अधिकारी के रूप में नियुक्त 
करते हैं , जो उक्त तालिका के कॉलम ( 2 ) से सम्बद्ध प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट सार्वजनिक परिसर के संबंध में स्थानीय सीमाओं के अधीन उक्त 
अधिनियम द्वारा या इसके अन्तर्गत संपदा अधिकारी को सौंपी शक्तियों का प्रयोग करेंगे , और सौंपे गये कर्तव्यों को करेंगे, अर्थात् : 
क्र . सं. अधिकारियों के नाम 

सरकारी स्थानों की श्रेणियों और क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाएं 
1. अतिरिक्त सचिव ( लोक निर्माण विभाग ) लोक निर्माण विभाग , दिल्ली सरकार से संबंधित समस्त सामान्य पूल के क्वार्टर , 

मकान और अन्य संपत्तियां 
2. संयुक्त सचिव ( लोक निर्माण विभाग ) लोक निर्माण विभाग , दिल्ली सरकार से संबंधित समस्त सामान्य पूल के क्वार्टर , 

मकान और अन्य संपत्तियां 
3. उप-- सचिव ( लोक निर्माण विभाग ) 

लोक निर्माण विभाग , दिल्ली सरकार से संबंधित समस्त सामान्य पूल के क्वार्टर , 
मकान और अन्य संपत्तियां 


राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल 

के आदेश से तथा उनके नाम पर , 

आर. डी . शर्मा, उप - सचिव 


3264 DG/ 2012 


-- 


- 


- 


- 


. 


. .... . 


. 


DELHI GAZETTE :EXTRAORDINARY 


PART IV 


PUBLIC WOKS DEPARTMENT 


NOIFICATION 

Delhi, the 30th August, 2012 
No. F. 4 (53)/PWD & H /Allot-11/10033- 43. — In exercise of the powers conferred by section 3 of 
the Public Premises (Eviction of Unauthorized Occupants ) Act, 1971(40 of 1971) read 
with the Government of India , Ministry ofHome Affairs Notification No U - 11030 / 5 / 76 
UTL dated 24 February , 1997, the Lt. Governor of the National Capital Territory of 
Delhi hereby appoints the officer mentioned in column ( 1 ) of the Table below , being 
Gazetted officer of Government to be Estate Officers for the purposes of the said Act 
who shall exercise the powers conferred , and perform the duties imposed on Estate 
Officers by or under the said Act within the local limit in respect of the public premises 
specified in the corresponding entries in column (2 ) of the said Table , namely : 


S .No. Designation of Officers 


Categories of Public Premises and local 
limits of jurisdiction 


1. 


Additional Secretary ( PWD) | All General Pool residential quarters , houses 

and other properties belonging to PWD , 

GNCTD . 
Joint Secretary (PWD ) All General Pool residential quarters, houses 

and other properties belonging to PWD , 

GNCTD. 
| Deputy Secretary (PWD ) All General Pool residential quarters , houses 

and other properties belonging to PWD . 
GNCTD 

By Order and in the Nameof the Lt.Governor 
of NationalCapital Territory of Delhi, 

R. D. SHARMA, Dy. Secy. 


राजस्व विभाग 


अधिसूचना 

दिल्ली , 30 अगस्त , 2012 
सं . फा . 7 ( 13 ) / राजस्व / जी . ए. / राज. श . / तहसी. / 2012 / पी . एफ . -II / 1802.- - सेवाविभाग , दिल्ली सरकार के आदेश सं . 352 
दिनांक 4 - 7 - 2012 के संदर्भ में श्री जसबीर सिंह , ग्रेड -I( दास ) ने दिनांक 12 - 7 - 2012 ( पूर्वाह्न) को तहसीलदार ( नरेला) , जिला उत्तर - पश्चिम 
का कार्यभार संभाल लिया है । अत : : 

1 . सं0. 7 /( 13) / रा . स्थ . / स .र . / 97 / - राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथाविस्तारित पंजाब भू - राजस्व अधिनियम 1887 
की उप-धारा 27/1 / बी (1887 अधिनियम सं0 17 ), द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के 
उपराज्यपाल एतद् द्वारा श्री जसबीर सिंह , ग्रेड - 1 ( दास ) को अपने कार्यभार संभालने की तिथि से एवं जब तक वह राजस्व विभाग में 
तहसीलदार के पद पर कार्यरत हैं अथवा अग्रिम आदेशों तक जो भी पहले हो , कथित क्षेत्र में सहायक कलैक्टर द्वितीय श्रेणी की 
शक्तियां प्रदान की जाती हैं । 


3 } / रा . स्थ . / स .र . / 97 / (ii ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा विस्तारित उत्तर- प्रदेश भू - राजस्व 
अधिनियम 1901 की धारा 15 की उप धारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल 
एतद् द्वारा श्री जसबीर सिंह , ग्रेड - 1 ( दास ) को अपने कार्यभार संभालने की तिथि से एवं जब तक वह राजस्व विभाग में तहसीलदार 
के पद पर कार्यरत हैं अथवा अग्रिम आदेशों तक जो भी पहले हो , कथित क्षेत्र में सहायक कलैक्टर द्वितीय श्रेणी की शक्तियां प्रदान 
की जाती हैं । 


P 


ramme 


PART IV 


· DELHIGAZETTE : EXTRAORDINARY 


3, 


सं0. 7 / (13) / रा . स्थ . / .र . /97 /(iii ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा विस्तारित पूर्वी पंजाब जोत ( चकबंदी एंव 
विखण्डन रोकथाम ) अधिनियम 1948 ( 1948 की अधिनियम सं0 50 ) की धारा 14 की उपधारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद् द्वारा श्री जसबीर सिंह, ग्रेड -1 ( दास ) को अपने कार्यभार संभालने की 
तिथि से एवं जब तक वह राजस्व विभाग में तहसीलदार के पद पर कार्यरत हैं अथवा अग्रिम आदेशों तक जो भी पहले हो, कथित 
क्षेत्र में उक्त शक्तियां व अधिनियम के अंतर्गत चकबंदी अधिकारी नियुक्त किया जाता है । 


4. सं0. 7 / (13 ) / रा . स्थ . / स.र. /97 / (iv) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा विस्तारित दिल्ली भू- राजस्व अधिनियम 
1954 (1954 की अधिनियम सं0 12 ) की धारा 77 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के 
उपराज्यपाल एतद् द्वारा श्री जसबीर सिंह, ग्रेड - 1 ( दास) को अपने कार्यभार संभालने की तिथि से एवं जब तक वह राजस्व विभाग में 
तहसीलदार के पद पर कार्यरत हैं अथवा अग्रिम आदेशों तक जो भी पहले हो , कथित क्षेत्र में सहायक कलैक्टर द्वितीय श्रेणी की 
शक्तियां प्रदान की जाती हैं । 

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल 

के आदेश से तथा उनके नाम पर , 


कुलदीप सिंह गंगर ,विशेष सचिव 


REVENUE DEPARTMENT 


NOTIFICATION 


Delhi, the 30th August, 2012 


No. F . 7 (13)/REV./GA /Rev . P ./ Teh ./2012 /P . F .- 11/ 1802 . In pursuance of Services Department s Order No. 352 
daetd 4 - 7 -2012 Sh . Jasbir Singh , Grade-I (DASS ), has joined as Tehsildar (Narela ), Distt. North West on 12 -7 -2012 (F /N ), 
Now, therefore, 


1. In exercise of the powers conferred by Clause (b ) of sub - section ( 1) of Section 27 of the Punjab 

Land Revenue Act, 1887 (Act No. XVII of 1887 ), as enforced in the NCT of Delhi, the 
Lt. Governor of National Capital Territory Delhi is pleased to confer upon Sh . Jasbir Singh , 
Grade- I (DASS), the powers of Assistant Collector, Grade - II under the said Act in the said 
territory , w .e.f. the date of assumption of charge and so long as he holds the post of Tehsildar in 
the Revenue Department or till further orders which ever is earlier . 


en 


mento 


V 


2 . In exercise of the powers conferred by sub - section (1) of Section 15 of the Uttar Pradesh Land 

Revenue Act , 1901, as enforced in the National Capital Territory of Delhi, the Lt. Governor of 

National Capital Territory of Delhi is pleased to confer upon Sh. Jasbir Singh, Grade -I ( DASS), 
the powers of Assistant Collector , Grade- II under the said Act in the said territory , w .e.f. the 
date of assumption of charge and so long as he holds the post of Tehsildar in the Revenue 
Department or till further orders which ever is earlier . 


3 . In exercise of powers conferred by sub - section ( 2 ) of Section 14 of the East Punjab Holdings 

(Consolidation and Prevention of Fragmentation ) Act 1948 (Act No . 50 of 1948 ), as enforced in 
the National Capital Territory of Delhi, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi 
hereby appoints Sh. Jasbir Singh , Grade -I ( DASS), as Consolidation Officer in the said Territory 
for the purpose ofthe aforesaid Act, w .e.f. the date of assumption of charge and till such time as 
he holds the post of Tehsildar in the Revenue Department or till further orders which ever is 
earlier. 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


[ PART IV 


4 . In exercise of powers conferred by Section 77 of the Delhi Land Revenue Act, 1954 (Act No. 12 

of 1954 ). the Lt . Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to confer upon 
Sh. Jasbir Singh , Grade -I ( DASS), the powers of Assistant Collector , Grade -Il under the said Act 
in the said territory, w .e .f. the date of assumption of charge and so long as he holds the post of 
Tehsildar in the Revenue Department or till further orders which ever is earlier. 


By Order and in the Name of the 
Lt. Governorofthe National Capital Territory of Delhi , 

KULDEEP SINGH GANGAR , Spl. Secy. 


व्यापार एवं कर विभाग 

अधिसूचना 

दिल्ली, 30 अगस्त, 2012 
सं. फा , 5( 54 ) /पोलीसी -II / वैट / 2011- 12 /555 -567. जबकि विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के 
पारस्परिकता के सिद्धांतों के अनॅरूप, नई दिल्ली में एसटोनिया गणराज्य के दूतावास एवं राजनयिक 
अधिकारियों की सरकारी एवं निजी खरीद के पक्ष में ( खादय पदार्थों के अलावा ), वैट रिफंड की सुविधा 
प्रदान करने के लिये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार से पत्र संख्या डी - 11 / 451 / 12( 10 ) / 2012 
दिनांक 26 / 07 / 2012 के द्वारा, अनुरोध किया गया है । 


और जबकि मै राजेन्द्र कुमार, आयुक्त, मूल्य संवर्धित कर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार , 
यह मानता हूं कि ऐसा करना जनसाधारण के हित में समीचीन है । 


अब इसलिए, दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम , 2004 ( 2005 का दिल्ली अधिनियम 03 ) की धारा 
103 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए . मैं एतद् द्वारा उक्त अधिनियम की छती 
अनुसूची में तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करता हूं 


संशोधन 


दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004 ( 2005 का दिल्ली अधिनियम 03 ) की छठी अनुसूची में , 
भाग - क में क्रम संख्या 1 पर प्रविष्टि में , क्रम संख्या ( 29) के नीचे नई उप-- प्रविष्टि सन्निविष्ट की जाएगी, 
अर्थात् : 


- “( 29ए ) एसटोनिया गणराज्य 
नई दिल्ली स्थित एसटोनिया गणराज्य के दूतावास एवं राजनयिक अधिकारियों की सरकारी एवं निजी 
खरीद( खाद्य पदार्थों के अलावा ) के लिए मूल्य संवर्धित कर की छूट / वापसी " 


रिफंड के लिए योग्य न्यूनतम इन्वाइस मूल्य 4300 / - रूपये होगा " । 


..mendme 


. . . राजेन्द्र कुमार , आयुक्त, मूल्य संवर्धित कर 


. 


